4. 


पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“ethers /ait /09 /203-205.” 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-200I.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 240 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3] मई 2023 ---ज्येष्ठ 0, WH 945 


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर aca नगर 


अटल नगर, दिनांक 03 मई 2023 
अधिसूचना 
क्रमांक एफ 5--94 / 2049 / सत्रह-एक.---- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2046 (2046 का 49) की धारा 57 


की उप-धारा (3) और (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिव्यांगता के 
प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित 'चिकित्सा प्रमाणीकरण प्राधिकरण' को अधिसूचित करती है अर्थात्‌:- 


गतिविषयक दिव्यांगता:-- 


हाथ पैरों की स्थायी शारीरिक हानि, अंग विच्छेद, संहज we dea एवं अन्य दशाएं, जीर्ण 
न्यूरोपैथी रीढ़ की Best की dic, tone .हमलें का शिकार, मस्तिष्क vere, ae रोग के 
उपचार used दिव्यांगला, Aas, अपविकास. के कारण लोकोमोटर- fara के लियैः- 
चिकित्सा प्राधिकार:-- चिंकिंत्सा seep या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल 
सर्जन-सह--मुख्य अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सा प्रमाणीकरण प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे एवं 
प्रंधिक्ररण में rae ब्याम्रिल किये. se 


(एक्र) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल सर्जन--सह--मुख्य अस्पताल अधीक्षक | 
(दो) भौतिक चिकित्सा विशेषज्ञ या quate विशेषज्ञ या अस्थिरोग विशेषज्ञ | 
(तीज) दिव्यांगता के yer के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अंधिकांशी के द्वारा यथा 
नामांकित एक विशेषज्ञ : 
दृष्टि बाधित (अंघत्व एवं कम दृष्टि):-- चिकित्सकीय प्राधिकृत नेत्र रोग विशेषज्ञ कें द्वारा प्रमाणपत्र 


जांरी किया जायेगा तथा चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा yd स्वास्थ्यं अधिकारी या सिविल 
सर्जन-सह-मुख़्य अस्पताल अधीक्षक के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। 


श्रवण बाधित :-चिकित्सा अधीक्षक .या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल 
सर्जन-सह-म्ुख्य अस्पताल .अधीक्षक,. चिकित्सा प्रमाणीकरण प्राधिकरण के प्रमुख होंगे एवं 
. प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल किये जायेंगे-- 


479 


480 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3। मई 2023 


(एक) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक। 
रे (दो) नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ | | 
(तीन) दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार एक विशेषज्ञ जैसे:- (ऑडियोलॉजिस्ट we लेंग्वेज 
पैथोलॉजिस्ट), जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल-सर्जन सह-मुख्य 
- अस्पताल अधीक्षक के द्वारा नामांकित किया जायेगा। 
4. बौद्धिक दिव्यांगता एवं विशिष्ट अधिगम दिव्यांगताः- 
चिकित्सा प्राधिकार-- चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल सर्जन 
-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक चिकित्सा प्रमाणीकरण प्राधिकरण. के प्रमुख होंगे एवं प्राधिकरण में 
निम्नलिखित शामिल किये जायेंगे- 
(एक) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक | 
(दो) शिशुरोग विशेषज्ञ या शिशु न्यूरोलॉजिस्ट,. जहां उपलब्धता हो या मनोरोग विशेषज्ञ या 
'चिंकित्संक (यदि. आयुं t8 वर्ष के ऊपर हो) | 
: (तीन) नैदानिक या पुनर्वास मनोवैज्ञानिक | 
: (चार). FARM विशेषज्ञ | 
5, मानसिक बिमारिया- 


चिकित्सा प्राधिकार:- चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल 
सर्जन-सह-मुख्य॑ अस्पताल अधीक्षक चिकित्सा प्रमाणीकरण प्राधिकरण के प्रमुख होंगे एवं प्राधिकरण 
में निम्नलिखित दो सदस्य शामिल किये wet 


(ea) नैदानिक मूल्यांकन के लिए saa विशेषज्ञ | 
(दो) बौद्धिक परीक्षण (आई.क्यू) करने के लिए प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक | 


छत्तोसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3। मई 2023 480 (4) 


% 


जीर्ण (पुराना) तंत्रिका संबंधी (मस्तिष्क) दौर्बल्य परिस्थितिक दिव्यांगताः- 


चिकित्सा प्राधिकार:- चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल 
सर्जन -सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक चिकित्सा प्रमाणीकरण प्राधिकरण के प्रमुख होंगे एवं 
प्राधिकरण में निम्नलिखित दो सदस्य सम्मिलित किये जायेंगे- | 


(एक) बचपन की पुरानी मस्तिष्क दौर्बल्यीय परिस्थिति के लिए शिशुरोग विशेषज्ञ /पुरानी मस्तिष्क 
दौर्बल्य परिस्थिति से उत्पन्न मनोरोग के लिए मनोरोग विशेषज्ञ या पुरानी मस्तिष्क दुर्बलता 
के मनोरोग विहीन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट | 


(दो) गतिवान (लोकोमीटर) दिव्यांगता को प्रमाणित करने के लिए विशेषज्ञ। - 
(तीन) बौद्धिक परीक्षण Giga) करने के लिए प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक (नैदानिक एवं पुनर्वास) 
vad विकार .के कारण .दिव्यांगता:- 


चिकित्सा प्रोधिकेरि:-' चिंकित्सा ‘ahem या मुख्य चिकित्सा एंवं स्वस्थ्य अधिकारी या सिविल 


_ सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक चिकित्सा प्रमाणीकरण ग्राधिकरंण के प्रमुख et एवं 


प्राधिकरण में निम्नलिखित दो संदंस्य शामिल किये जायेंगे- 
(एक) शिशुरोग विशेषज्ञ /शिशु न्यूरोलॉजिस्ट / चिकित्सक | 


(दो) a अंस्थिरौग विशेषज्ञ या दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार मुख्य चिंकित्सा एवं स्वास्थ्य 
अधिकारी या सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा नांमिते किया गया अन्य 
विशेषज्ञ | 


: बहु-ढ्िव्यांगता:- 


चिकित्सा प्राधिकार:-बहु दिव्यांगता को प्रमाणित करने के* लिए चिकित्सा प्रमाणीकरण _ 
प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे- 


(एक) चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल-सर्जन-सह मुख्य 
अस्पताल. अधीक्षक, चिकित्सा प्रमाणीकरण प्राधिकरण के प्रमुख होंगे। 


480 (2) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3। मई 2023 


(दो) दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार दिव्यांगता का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञ | 


: छत्तीसगढ़ राज्य में; अधिकारिता, जिसके भीतरं चिकित्सा प्रमाणीकरण प्राधिकरण अपने 
कत्यों का निर्वहन करेंगे तथा राज्य में दिव्यांगजन को fara प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के 
लिए चिकित्सा प्रमाणीकरण प्राधिकरण के अध्यक्ष / प्रमुख निम्नानुसार होंगे:- 


(क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का अधिकार क्षेत्र, जिला-अस्पताल को छोड़कर, संबंधित 
जिला | 


(ब) सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक का अधिकार क्षेत्र, जिला चिकित्सालय होगा, यदि 
व्यक्ति जिला चिकित्सालय में चिकित्सा प्रमाणीकरण प्राधिकरण:के समक्ष उपस्थित हुआ है। 


| प्रकरण में, जहां छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांग प्रमाणपत्र के निर्वचन या स्पष्टीकरण या 
मूल्यांकन प्रकिया के विषय में कोई विवाद या संदेह उद्भूत. होता हो, तो छत्तीसगढ़ शासन, लोक 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय के आदेश के, एफ 3-64 /20I6 /नौं/55, नया 
रायपुर, दिनांक 28.08.2045 के अनुसार, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, प्रेंकरण पर निर्णय लेने के लिए 
अंतिम प्राधिकारी होंगे | | 
छत्तीसगढ़ शासन, at स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय के आदेश क. 
48/04/2000 /4t/ i7, ययपुर, दिनांक 25.02.2044 क्रे अनुसार, WT स्तर पर रायपुर में राज्य 
चिंकित्सा बोर्ड तंथा रायपुर, जगदलंपुर, बिंलांसपुर मैं सँभाग स्तर पर संभागीय चिकित्सा बोर्ड का 
राज्य में. गठन किया गया है | संमागीय चिकित्सा बोर्ड में अपील के प्रयोजन के लिए, अधिकारिता 


क्षेत्र PRISER  हैः- 


—— अधिकारिता का a 


रायपुर संमागीय चिकित्सा प्रमाणीकरण प्राधिकरण 


जगदलंपुर-संभागीय चिकित्सा प्रमाणीकरण॑ प्राधिकरण 


बिलासपुर संमागीय चिकित्सा प्रमाणीकरण ग्राधिकरण् 


जगदलपुर राजस्व संभाग व 


बिलासपुर राजस्व संभाग व 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
राजीव आहिरे, उप-सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 03 मई 2023 


क्रमांक एफ 5--94 / 209 / 47-एक — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस 
विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-5-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
राजीव आहिरे, उप-सचिव. 


छत्तोसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3। मई 2023 480 (3) 


Atal Nagar, the 3rd May 2023 
NOTIFICATION 


No. F 5-9I/209/7-!.— In exercise of the powers conferred by sub-section () and (2) of Section 57 
of the Righth of Persons with Disabilities Act, 20l6 (No. 49 of 206), the State Government, hereby, notifies the 
following "Certifying Medical Authority" for purpose of issuing of certificates of disability, namely: - 


-, Locomotor Disability:- 

For the Locomotor disability. caused by permanent 
physical impairment of extremities, sioaataitin, club foot and 
other. conditions, chronic neurology spinal cord injuries, acid 
attack victims, cetcbial palsy, leprosy cured disabilities, dwarfism 

d muscular dystrophy :- , 
Medical Authority:- The Medical Superintendent or Chief Medical | 
and Health Officer or Civil Surgeon-cum-Hospital Superintendent | 
| shall be the Chairperson of the Certifying Medical Authority and 
the Authority shall comprise of 


(i) Chief Medical. and Health Officer or Civil Surgeon-cum 
Chief Hospital Superintendent, 
(ii) Specialist in. physical medicine or _ Specialist in 
Rehabilitation or Specialist in Orthopedics. 
(ii) One specialist as nominated by the Chief Medical and 
| ‘Health Officer as per the conditions of disability. 


480 (4) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3। मई 2023 


2, Visual Impairment (Blindness and low-vision] :- 


‘The Certificate shall be issued by the Medical Authorized 


Ophthalmologist and shall be countersigned by the Medical 
Superintendent or Chief Medical and Health Officer or Civil 


Surgeon-cum-Chief Hospital Superintendent. 
Hearing impairment - 


The Medical Superintendent or Chief Medical and Health 


Officer or Civil Surgeon-cum-Chief Hospital Superintendent 


shall be the Head of the Certifying Medical Authority and the 

Authority shall comprise of- 

(i) Chief Medical :and. Health Officer or Civil Surgeon-cum- 
Chief Hospital Superintendent. 

(ii) ENT Specialist 

(iii) One specialist (Audiologist, Speech Languagé Pathologist) 

as nominated by Chief Medical and Health Officer or. Civil 

Surgeon-cum-Chief Hospital Superintendent as per the 


condition of disability. 


Intellectual Disability and Specific Learning Disabilities 


“Medical Authority :- The Medical Superintendent or Chief 


Medical and Health Officer or Civil Surgeon-cum-Chief 
Hospital. Superintendent shall be head of the Certifying 
Medical Authority and the Authority shall comprise of - 


छत्तोसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3। मई 2023 480 (5) 


(i) Chief Medical and Health Officer or Civil Surgeon - 
cum- Chief Hospital Superintendent. 

(i) Pediatrician or Pediatric Neurologist where available 
or psychiatrist or physician (if age >8 years) 


(ii) | Clinical or rehabilitation Psychologist. 


(iv) | Psychiatrist. 


5. Mental Illness :- 
Medical Authority :- The Medical Superintendent or Chief 
Medical and Health Officer or Civil | Surgeon-cum-Chief 
Hospital ° Superintendent shall be Head of the Certifying 
Medical Authority with the following two members . 
() Psychiatrist for Clinical assessment 
(ii) ' Trained Psychologist for IQ tests. 


6. Disability caused due _ to Chronic Neurological 
Conditions:- | a 
Medical Authority :- The Medical Superintendent or Chief 
Medical and Health Officer or Civil Surgeon-cum- Chief 
Hospital Superintendent shall be head of the Certifying 
Medical Authority with the following two members - 
(Pediatrics for. childhood Chronic —_ Neurological 
Conditions /Psychiatrist for mental illness due to Chronic 


480 (6) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3। मई 2023 


Neurological Conditions or Neurologist for Chronic 


Neurological Conditions without mental illness. 
(ii). Specialist for certifying locomotors disability. 


(iii) Trained Psychologist (clinical or © rehabilitation) to 


adminster IQ tests. 
7. Disability caused due to Blood Disorder :- 


Medical Authority :- The Medical Superintendent or Chief 
Medical and Health Officer or Civil Surgeon-cum- Chief 
Hospital Superintendent shall 56 Head of the Certifying 
' Medical Authority with the following two members, - 
(] Specialist in Pediatrician /Pediatric Neurologists /Physician. 
- (iJ)One Specialist in Orthopedics or other specialist as 
nominated by Chief Medical and Health Officer or Civil 
Surgeon-cum-Chief Hospital Superintendent as per the 
conditions of disability 


8, Multiple Disability :- | 
Medical Authority :- The Certifyirig Medical Authority for _ 
certifying multiple disability shall comprise of the following- 

(i) The Medical Superintendent or Chief ‘Medical and Health 
Officer. or छा Surgeon-cum-Chief Hospital 

_ Superintendent shall be head of the Certification 
Authority 


छत्तोसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3। मई 2023 480 (7) 


(ii) Specialist required for assessing the disabilities as per the 
conditions of disability | 


In the State of Chhattisgarh jurisdiction within which the 
Certifying Medical Authority shall perform its function and the 
Chairperson/Head of the Certifying Medical Authority for the 
purpose of issuing disability certificates to the person with 


_ disability in the State shall be as follows:- 


(a) Chief Medical. and Health Officer with area of jurisdiction 
being the respective district except the district hospital. 


(b) Civil Surgeon-cum-Chief Hospital Supetintendent with area 
of jurisdiction of district hospital, if the persons appearing 
before the Certifying Medical Authority in the District 
Hospital 


As per Government of Chhattisgarh, Ministry of Public 

Health and Family Welfare Department’s Order No. F 3- 

-64/20i5/IX/55, Naya Raipur, dated 28-08-205, the Director 

- Medical Education will be the final authority to decide upon 

case where any controversy or doubt arises in matters relating 

- to interpretations or classification or evaluation procedure 
regarding disability certificate in the State of Chhattisgarh. 

As per Government of Chhattisgarh, Ministry of 

Public Health. and Family Welfare Department Order No. 

i8/04/20/IX/7, Raipur, dated 25-02-20i4, State Medical 


480 (8) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3। मई 2023 


Board, | Raipur at the State level and Divisional Medical Board at 
the divisional level at Raipur, Jagdalpur and Bilaspur have been 
constituted in the State. For the purpose of appeal at Divisional 


Medical Board, the area of jurisdiction are as follows :- 


Divisional Medical Board Area of Jurisdiction 


Raipur Divisional Medical|Whole District under Raipur 
Board Revenue Division 


Whole District under Jagdalpur 


Divisional 
| Revenue Division 


Jagdalpur 
Medical Board 


Whole District under Bilaspur 
Revenue Division ह 


Bilaspur Divisional 
Medical Board 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
RAJEEV AHIRE, Deputy Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


